निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1271) पटना , शुक्रवार , 6 नवम्बर 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

21 सितम्बर 2015 
सं0 V / एम1 - 431 / 2013 - 4303 — श्री नीरज कुमार रंजन , अधीक्षक उत्पाद, किशनगंज को वित्त 
(वैदा०नि०को० ) विभाग पत्रांक - 923 (25 ) दिनांक 31.08 .2015 द्वारा प्राप्त आदेयता प्रमाण - पत्र के आधार पर बिहार सेवा 
संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 23.12.2014 से 14.06. 2015 तक कुल 174 ( एक सौ चौहत्तर) 
दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देवकी नंदन दास , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1271-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


